रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


STE 
: 
: 


. 


NEX 


: 


.. 


M . 


hi 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 21 , 2016 / माघ 1, 1937 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016 /MAGHA 1, 1937 


सं. 33] 
No. 33] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 21 जनवरी, 2016 


सं. सेबी/ एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./ जी . एन./ 2015-16/ 033. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, तारीख 
1 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं . सेबी/ एल . ए. डी .-एन. आर. ओ./ जी . एन ./2015- 16 /024 के माध्यम से , 
" एमसीएक्स - एसएक्स क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड " को मान्यता का नवीकरण प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) 
अधिनियम , 1956 की धारा 8क की उप- धारा ( 4) के साथ पठित धारा 4 के अधीन 3 अक्तूबर, 2015 को प्रारंभ 
होने वाली और 2 अक्तूबर , 2016 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया था । 


" एमसीएक्स - एसएक्स क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड " का नाम 18 अगस्त , 2015 से "मेट्रोपोलिटन 
क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" हो जाने पर ( जैसा कि कंपनी रजिस्ट्रार , मुंबई द्वारा प्रमाणित किया 
गया), उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नाम अब " एमसीएक्स -एसएक्स क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड " के स्थान पर 
" मेट्रोपोलिटन क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" हो गया है । 


राजीव कुमार अग्रवाल , पूर्णकालिक सदस्य 

[विज्ञापन . III / 4/ असा ./ 335] 


336 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 21st January , 2016 
No. SEBI/LAD -NRO /GN /2015 - 16 /033. — The Securities and Exchange Board of India had , vide 
notification bearing no. LAD -NRO /GN /2015 - 16 /024 dated October 01, 2015 granted renewal of recognition 
to “MCX -SX Clearing Corporation Limited ” under section 4 read with sub - section (4 ) of section 8A of the 
Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 for a period of one year commencing on the 3rd day of October, 
2015 and ending on the 2nd day of October, 2016 . 

Upon the renaming of “ MCX -SX Clearing Corporation Limited” as “ Metropolitan Clearing 
Corporation of India Limited ” , as certified by the Registrar of Companies, Mumbai, with effect from the 
18th day of August 2015 , the name " MCX - SX Clearing Corporation Limited ” in the said notification stands 
substituted with the name “Metropolitan Clearing Corporation of India Limited .” 

RAJEEV KUMAR AGARWAL , Whole Time Member 

[ADVT- III/4/Exty./335 ] 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


